निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 658 ) पटना , मंगलवार , 25 जुलाई 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा ) 


अधिसूचना 

24 जुलाई 2017 
सं० 2 / थाना - 10 - 09 / 2013 - 5999 / गृ0आ0 — चूंकि अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं 
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से संबंधित मामलों के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति तथा अल्पसंख्यक थाना, पटना का सृजन अधिसूचना सं0 - 74 / पी0 - 4 - 1025 / 76 गृ0आ0 10730 दिनांक 
25 .08. 1976 द्वारा किया गया है, जिसका प्रषासनिक नियंत्रण अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अधीन 
रखते हुए इसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों पर किए गये अत्याचार से 
संबंधित मामलों के लिए संपूर्ण बिहार राज्य निर्धारित किया गया था । 

___ चूंकि विभागीय अधिसूचना सं0 - 7783 दिनांक 15.07.81 के द्वारा बिहार के 9 जिले तथा विभागीय 
अधिसूचना सं0 - 578 दिनांक 24. 01. 2014 के द्वारा बिहार के 30 जिलों में एक - एक अनुसूचित जाति / जनजाति थाना 
की स्थापना कर इनका क्षेत्राधिकार संबंधित जिला का संपूर्ण क्षेत्र निर्धारित किया गया है । इस प्रकार विभागीय 
अधिसूचना सं0 - 10730 दिनांक 25.08.1976 द्वारा स्थापित थाना के लिए पूर्व में निर्धारित क्षेत्राधिकार का कोई 
औचित्य नहीं रह जाता है । 

चूंकि उक्त अधिसूचना सं0 -74 / पी0- 4 - 1025 / 76 गृ0आ0 10730 दिनांक 25 .08. 1976 में प्रयोग 
किए गये हरिजन / आदिवासी शब्द का प्रयोग करना अब वर्जित किया जा चुका है ; 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 25 जुलाई 2017 
इसलिए, अब, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम सं0 – 2 / 1974) की धारा - 2 (ध ) एवं बिहार 
पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007 ) की धारा -9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार के राज्यपाल अधिसूचना सं0 -74 / पी -4 - 1025 / 76 गृ0आ0 - 10730 दिनांक 25.08.1976 में निम्नांकित 
संषोधन करते हैं : 

1. उक्त अधिसूचना में प्रयुक्त “ हरिजन / आदिवासी शब्दों को “ अनुसूचित जाति / अनुसूचित 

जनजाति शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक थाना, पटना का क्षेत्राधिकार, पटना जिला 
होगा एवं इस थाने का प्रषासनिक नियंत्रण, पटना जिला पुलिस के अधीन होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 658 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


